सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 571 राँची , बुधवार , 


17 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
02 अप्रैल, 2019 


संख्या- 1/विविध-861/ 2007 खंड-3 का०- 2784-- श्री राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. ( झा : 2003), सचिव, 
उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के चुनाव प्रेक्षक कार्य पर दिनांक 03.04.2019 से 
प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि में सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झा :1995) अपने कार्यों के साथ सचिव, उच्च, तकनीकी 
शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 571 


50 


